Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 247—202I/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, DECEMBER 28, 202I (PAUSA 7, 943 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
स्वास्थ्य विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 28 दिसम्बर, 2024 
संख्या 5//39 /2024-3एच०्बी०-गा.-- औषधि नियम, 4945 के नियम 69क, 75 तथा 75क, नियम 450ख के 
उप-नियम (3) के साथ पठित नियम 59 के उप-नियम (॥), नियम 67क के उप-नियम (3), नियम 69 के उप-नियम (), 
नियम 85ख के उप-नियम (3), नियम 90 के उप-नियम (3) तथा नियम 422च के उप-नियम (॥) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग अधिसूचना संख्या 5/35 /20:7-3va sll, दिनांक 5 जुलाई, 2047 
का अधिक्रमण करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, श्री मनमोहन तनेजा, राज्य औषधि नियंत्रक, हरियाणा को सम्पूर्ण 
हरियाणा राज्य के लिए निम्नलिखित अनुज्ञप्तियां प्रदान करने तथा नवीनीकरण करने के लिए vad नियमों के भाग क्रमशः VI, 
शक, शा, शाक, शा, #ख >फ(क) के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करते है, अर्थात्‌ :- 
(क) सभी प्रकार की औषधियों, होम्योपैथिक दवाईयों के विनिर्माण या रीपैकिंग हेतु; तथा 
(ख) औषधियों तथा होम्योपैथिक दवाईयों की थोक बिक्री हेतु। 


राजीव अरोड़ा, 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
स्वास्थ्य विभाग | 


(4266) 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 28, 202 (PAUS. 7, 943 SAKA) 4267 


HARYANA GOVERNMENT 
HEALTH DEPARTMENT 
Notification 
The 28th December, 202 


No. 5/39/202-3HB-III.—In exercise of the powers conferred by sub-rule () of rule 59, sub-rule (2) of 
rule 67A, sub-rule () of rule 69, sub-rule (4) of rule 858, sub-rule (4) of rule 90 and sub-rule () of rule 22F read 
with rule 698, 75 and 750, sub-rule (l) of rule 50B of the Drugs Rules, 945, and in supersession of the Haryana 
Government, Health Department Notification No. 5/35/207-3HB-III, dated O5th July, 20i7, the Governor of 
Haryana hereby appoints Sh. Manmohan Taneja, State Drugs Controller, Haryana to be licensing authority for the 
whole of the State of Haryana for the purposes of the Parts VI, VI-A, VII, VIIA, VIII, XB and XV(A) of the said 
rules respectively, for the grant and renewal of the following licenses, namely:— 


(a) for the manufacturer or repacking of all kinds of drugs, homoeopathic medicines; and 


(b) for wholesale of drugs and homoeopathic medicines. 


RAJEEV ARORA, 
Additional Chief Secretary to Government Haryana, 
Health Department. 


9433—C.S.—H.G.P. Pkl. 


